सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या 


40 


राँची, 


बुधवार 


27 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


आदेश | 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 487- 491 भाग- 4- झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग -5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस- सी ., बी.ए, प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम.बी.बी.एस. ,बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड ., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 

एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग- 9- विज्ञापन 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक- 


पूरक " अ " 


488 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 27 नवम्बर , 2019 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
18 नवम्बर, 2019 


संख्या -1/ विविध-817/ 2017 का०-9144 श्री फैज अक अहमद मुमताज, भा.प्र.से. ( झाः 2014), परिवहन 
आयुक्त , झारखण्ड को निजी कार्य से एवं निजी व्यय पर विदेश ( काठामांडू , नेपाल ) की यात्रा की अनुमति तथा उक्त 
यात्रा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत 
दिनांक 02.12.2019 से 13.12.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश (Ex India Leave ) की स्वीकृति दी 
जाती है । 

श्री मुमताज 

के अवकाश अवधि में सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड, परिवहन आयुक्त , झारखण्ड 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
19 नवम्बर, 2019 


संख्या-4 /नि ० सं०-12-285/ 2014 का .-9176-- श्री टुडू दिलीप, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच सीमित, गृह 

जिला 
गोड्डा) कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरिया, चतरा द्वारा दिनांक 11.03.2019 से 16.05.2019 तक उपभोग की गई 
अवकाश अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में वर्णित उपबंधों के अधीन उपार्जित 
अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 27 नवम्बर , 2019 


489 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
14 नवम्बर , 2019 


संख्या-4/नि ० सं०-12-100/ 2014 का०-9090-- श्री धीरेन्द्र कुमार , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- रामगढ़ ) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , सारवाँ, देवघर सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
गिरिडीह द्वारा दिनांक 30.10.2015 से 13.11.2015 तक उपभोग किये गये अवकाश को झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


490 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 27 नवम्बर, 2019 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
19 सितम्बर, 2019 ई ० | 


संख्या-07/ हो.गा . ( स्था .)- 20/ 2014- 5911 श्री अशोक कुमार -3 , नव-प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक को पुलिस 
उपाधीक्षक के समतुल्य जिला समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-07/ हो.गा . ( स्था .)- 20/ 2014- 5912 श्री राम अवध सिंह, नव-प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक को 
पुलिस उपाधीक्षक के समतुल्य जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय , देवघर के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -07/ हो.गा. ( स्था .)- 20/ 2014- 5913 श्री रबिश कुमार सिंह, नव-प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक को 
पुलिस उपाधीक्षक के समतुल्य जिला समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, पलामू के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


-- 


संख्या-07/हो.गा. ( स्था .)- 20/ 2014- 5914 श्री बिनोद कुमार-1 , नव-प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक को 
पुलिस उपाधीक्षक के 

समतुल्य 

जिला समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, दुमका ( अतिरिक्त प्रभार , प्रभारी, क्षेत्रीय 
प्रशिक्षण संस्थान, दुमका) के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-07/हो.गा. ( स्था .)- 20 / 2014- 5915 श्री तालकेश्वर राम , नव -प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक को 
पुलिस उपाधीक्षक के समतुल्य जिला समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, धनबाद के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 


उपर्युक्त प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त है । 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिलसन लकड़ा, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 27 नवम्बर , 2019 


491 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
18 सितम्बर, 2019 ई ० 


संख्या -12 / पी०-8003/ 2019- 6183 श्री ओम प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक , झा ० स ० पु०-07, हजारीबाग को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, विष्णुगढ़ , हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-12/ पी०-8003/ 2019- 6184 श्री अशोक रविदास , अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, विष्णुगढ़ , 
हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, झा ० स०पु०-07, हजारीबाग के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


2 . 


उक्त आदेश में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
11 सितम्बर , 2019 ई ० | 


संख्या-13/ डी०-1002/ 2007- 4859 / सी ०, -- गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्रांक-| 
21017/01/ 2019 -IPS -III, दिनांक 14.08.2019 के आलोक में श्री आशीष बत्रा, भा ०पुसे ० (1997), पुलिस 
महानिरीक्षक , झारखण्ड जगुआर (एसटी०एफ ०), झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिरीक्षक ( अभियान), 
झारखण्ड, राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत् महानिरीक्षक , राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ( NIA ) के पद पर 
योगदान देने हेतु वत्र्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


, 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची 

द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 40 -- 50 | 


